सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 वैशाख, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 419 राँची, बुधवार, 


29 मई , 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
27 मई , 2019 


संख्या-4 /मुकदमा-04-03/ 2018 का. 4039 / WP(S ) सं ० 584/2018-- (कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य 
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य ) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 
को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री हरिवंश पंडित, झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह जिला- गिरिडीह ) को 
मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800 , ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स 
लेवल -9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100 , ग्रेड पे 
6600 , पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

संख्या-4/मुकदमा- 04-03/2018 का . 4040/ WP(S) सं० 584/ 2018-- (कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य 
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 
को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री विजय कुमार, झा ०प्र ० से० ( प्रथम बैच , गृह जिला- राँची ) को 
उनके कनीय को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 06.07.15 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से 
मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800, ग्रेड पे-5400 , पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स 
लेवल-9 ) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100 , ग्रेड पे 
6600 , पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 29 मई , 2019 
संख्या -4/ मुकदमा-04-03/ 2018 का . 4041 / WP(S) सं० 584/ 2018-- (कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य 
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य ) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 
को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री कुंवर सिंह पाहन , झा ०प्र ० से० ( प्रथम बैच , गृह जिला- राँची) को 
उनके कनीय को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 06.07.15 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से 
मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800, ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स 
लेवल-9 ) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100, ग्रेड पे 
6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है। 


संख्या-4/मुकदमा- 04-03/ 2018 का . 4042 / WP(S) सं० 584/ 2018-- (कुंवर सिंह पाहन एवं अन्य 
बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य ) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.2018 
को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री परमेश्वर मुण्डा, झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच, गृह जिला- रामगढ़ ) को 
उनके कनीय को प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 06.07.15 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से 
मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान- 9,300-34,800 , ग्रेड पे -5400 , पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स 
लेवल-9 ) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान- 15,600-39,100 , ग्रेड पे 
6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स- लेवल-11) में तदर्थ रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 


2. उक्त नव प्रोन्नत पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये जाने के उपरांत 
पदभार ग्रहण की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधा देय होगी । 


3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P. (S ) No. 3795/2003 एवं W.P.( S)3792/2016 तथा प्रथम एवं 
द्वितीय बैच के पदाधिकारियों के संबंध में दायर W.P.( PIL ) No 3594/2011 ( बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम 
झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ) में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश से 
प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 419 -- 50 


